निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MON 

सत्यमेव जयते 

बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 ज्येष्ट 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 336 ) पटना , शुक्रवार , 3 जून 2022 

वाणिज्य कर विभाग 

अधिसूचना 

1 जून 2022 

सं ० 6 / नि ० प्रति ० नि०-01-02 / 2018–1456 / वा ० कर — विभागीय अधिसूचना संख्या -7082 दिनांक 
11.12.2018 द्वारा 56 वीं – 59 वीं बैच के 90 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के 
कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी । उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 08 पदाधिकारियों के 
चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है , जो अनुकूल है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

संयुक्त मेधा 

गृह जिला 

जन्म तिथि 

वर्त्तमान पदस्थापन 

क्रमांक 

1 

श्री संदीप तैतरवे 

157 

पटना मध्य अंचल 

भागलपुर 
पूर्वी चंपारण 

17.01.1976 
02.02.1983 

2 

रश्मि रंजीता 

162 

बेतिया अंचल 

3 

198 

पूर्णिया 

16.01.1984 

पटना सिटी पूर्वी 
अंचल 
गया अंचल 

4 

221 

पटना 

18.03.1983 

5 

222 

आजमगढ़ 

02.08.1990 

सीतामढ़ी अंचल 

( उत्तर प्रदेश ) 

6 

229 

मुजफ्फरपुर 

15.02.1983 

पटना उत्तरी अंचल 

7 

429 

पटना 

12.02.1985 

कटिहार अंचल 

8 

811 

पूर्वी चंपारण 

25.12.1984 

सिवान अंचल 


श्री आदित्य कुमार 

श्री कमलेश कुमार प्रकाश 

श्री रोहित दूबे 

श्री तरूण कुमार 

श्री अरूण नाथ 

श्री अरविन्द कुमार राम 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 जून 2022 

अतः उपर्युक्त 08 नव नियुक्त पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या- 7082 दिनांक 11.12.2018 के 
द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
पंकज कुमार सिन्हा , 

राज्य - कर अपर आयुक्त - सह - संयुक्त सचिव । 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 336-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


